रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


YESH 


mino 


SSON 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 9 , 2018 / फाल्गुन 18 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 9 , 2018 /PHALGUNA 18 , 1939 


सं . 948 ] 
No . 948 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018 
का . आ . 1066 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2630 ( अ), तारीख 14 अगस्त , 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग । ।, खण्ड 
3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के 14.100 कि . मी . 
से 17.400 कि . मी . ( नांदेड -हिंगोली -वाशिम - अकोला सेक्शन ) तक के भूखण्ड (बाइपासों सहित ) के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन 
का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 07 सितम्बर, 2017 को 
" नवभारत " और "दिव्य मराठी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1388 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


नाम 


नाम 


में ) 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 पर प्रस्तावित (नांदेड -हिंगोली - वाशिम - अकोला सेक्शन ) कि . मी . 14. 100 कि . मी . से 

17.400 कि . मी . तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम | जिला का । तालुक का नाम | गांव का । सर्वे - भूमि का | 

भूमि की । 

क्षेत्रफल | भूस्वामीयों / हितबध्द व्यक्तियों के 
संख्या 

नाम संख्या प्रकार प्रकृती ( हेक्टर 

( जे . एम . के 

अनुसार ) 

4 
1 ) बारशीटाकली 1 ) 226/ 3 

निजी 

कृषि योग्य 0. 0500 । मुरलिधर नथमल भंसाली 
अकोला 

राजदा 

226/ 2 निजी । कृषि योग्य । 0. 0800 | मुरलिधर नथमल भंसाली 
226/ 1 निजी कृषि योग्य | 0 . 0300 | प्रविण वसंत महल्ले 

निजी कृषि योग्य | 0 . 0300 | पंकज वसंत महल्ले 
227/ 2 निजी कृषि योग्य - 0 . 0600 | मायावती सोपीनाथ खंदानकर 
227/ 2 कृषि योग्य 

मायावती सोपीनाथ खंदानकर 


निजी 


A 


227 / 1 | निजी । कृषि योग्य 0 .0500 | किर्ती दत्तात्रय भोंडे 
216/ 1 निजी कृषि योग्य । 0. 0200 सौ . अलका सुनिल सोनाने 

सौ . अनिता प्रमोद पाटील 
सौ . पल्लवी राहूल पाटील 


216/ 1 


निजी 


कृषि योग्य । 0 .1220 दिलीप वामनराव थोरात 


216/ 4 


216/ 2 
216/ 3 
225 


निजी । कृषि योग्य । 0 . 0250 निलकंठ नामदेवराव आंबटकर व इतर 
निजी कृषि योग्य । 0. 0250 | पल्लवी शिरीष थोरात व इतर 
निजी कृषि योग्य । 0. 0360 | गौकर्णाबाई माणीकराव थोरात 
निजी । कृषि योग्य । 0 . 0120 | रमेश बलीराम आखरे 
निजी 

कृषि योग्य 0. 4500 | अविनाश भिकुलाल सुरेखा 
निजी कृषि योग्य 

सुरेशचंद्र भिकुलाल सुरेखा 
निजी । कृषि योग्य । 0 .5400 | शंकुतला केशव गावंडे 
निजी । 

- कृषि योग्य 0 . 5000 | दिपक वंसत थोरात 
निजी । कृषि योग्य 

अनिल वंसतराव थोरात व इतर 
निजी कृषि योग्य 

पुरूषोत्तम नारायणदास तिवारी 


224 
220 / 2 
220/ 4 
220 / 1 


220/ 3 
220/ 1 

265 
219/ 1 


निजी । कृषि योग्य 

कृष्णकांत नारायण तिवारी 
निजी | कृषि योग्य 

अनिल वंसतराव थोरात व इतर 
निजी । कृषि योग्य 

रेखा डिगांबर सोनाने 
सरकार कृषि योग्य | 0. 2800 | महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग 
निजी कृषि योग्य ।_ 0 . 6100 | विठाबाई गजानन दाहापुते 


A 


219 / 1 निजी । 
219/ 2 निजी । 
219 / 3 निजी 
217/ 4 | निजी 
217/ 3 निजी 
217/ 2 निजी । 
217/ 1 निजी 
कुल 


कृषि योग्य 
कृषि योग्य 
कृषि योग्य 
कृषि योग्य 
कषि योग 
कृषि योग्य 
कृषि योग्य । 
कृषि योग्य 


विठाबाई गजानन दाहापुते 
विठाबाई गजानन दाहापुते 

विठाबाई गजानन दाहापुते 
0 . 3800 | अविनाश वासुदेव थोरात 
0 . 2300 | अभय दिनकर थोरात व इतर 
0 . 2400 | सुनिल वंसतराव थोरात 
0. 2100 | सुरेश पांडूरंग थोरात व इतर 
3.9800 


[ फा. सं. एनएचएआई / नागपुर / वाशिम / एलए / 3(घ) / एनएच -161 / 2018 ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


[ ATT II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th March , 2018 
S . O . 1066 ( E ). – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S . O . 2630 (E ), dated the 14th August 2017 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub - section ( ii) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four- laning , etc ), maintenance, management and 
operation of National Highway No . 161 (including Bypasses) in the stretch of land from Km . 14. 100 to Km . 17 . 400 
(Nanded -Hingoli -Washim - Akola Section ) In the District of Akola in the State of Maharashtra. 


And whereas, the substance of the said notification has been published in " Navbharat” and " Divya Marathi" 
both dated 7th September , 2017 , under sub - section ( 3) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired , with or without structures, falling within the stretch of land from Km . 
14 . 100 to Km . 17 .400 (Nanded -Hingoli -Washim -Akola Section ) of the National Highway No 161 in the State of 

Maharashtra 


Name of 

the 
Village 


Survey 
Number 


Type of 
land 


SI. | Name of Name of the 
NO the 

Taluk 
district 

3 


Nature of 

land 


Area 

( in 
hect. ) 


Name of the Land 
Owner /Interested Person 


9 


226 / 3 


Agriculture | 0 .0500 | Murlidhar Nathmal Bhansali 


Akola 


| Barshitakli | Rajanda 


226 / 2 


Agriculture 


0 .0800 Murlidhar Nathmal Bhansali 


226 / 1 


Agriculture 


0 .0300 


Pravin VasantMahalle 


Agriculture 


0. 0300 


Pankaj Vasant Mahalle 


Private 

Land 
Private 
Land 
Private 

Land 
Private 

Land 
Private 

Land 
Private 
Land 
Private 
Land 
Private 
Land 


227 /2 


Agriculture 


0 .0600 


Mayawati Sopinath khandankar 


227 / 2 A 


Agriculture 


Mayawati Sopinath khandankar 


227 / 1 


Agriculture | 0 .0500 | Kirti Dattatray Bhonde 


216 / 1 


Agriculture 


0 .0200 


Sau Alka Sunil Sonone, Sau Anita 
Pramod Patil , Sau Pallavi Rahul 
Patil 
Dilip Wamanrao Thorat 


216 / 1 A 


| Agriculture | 0 . 1220 


216 /4 


Agriculture 


0 .0250 


Nilkhant Namdevrao Ambatkar & 
Others 
Pallavi Shirish Thorat & Others 


Agriculture 


0 .0250 


Private 

Land 
Private 
Land 
Private 

Land 
Private 
Land 
Private 

Land 
Private 
Land 


216 / 2 


Agriculture 


0.0360 GaukarnabaiManikrao Thorat 


216 / 3 


Agriculture 


0 .0120 


Ramesh Badiram Akhare 


225 


Agriculture 


0 . 4500 | Avinash Bhikulal Surekha 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Sureshchandra Bhikulal Surekha 


224 


0.5400 


Shakuntala Keshav Gawande 


220 /2 


0 .5000 


Dipak Vasant Thorat 


220 /4 


Anil Vasantrao Thorat & Others 


220 /1 A 


Purshottam Narayan Tiwari 


Krushnakant Narayan Tiwari 


220/ 3 


Anil Vasantrao Thorat & Others 


220 / 1 


Rekha Digambar Sonone 


265 


Private Agriculture 
Land 
Private Agriculture 

Land 
Private Agriculture 

Land 
Private Agriculture 
Land 
Private Agriculture 
Land 
Private Agriculture 

Land 
Private 

Agriculture 
Land 
Private Agriculture 

Land 
Government Agriculture 

Land 
Private Agriculture 

Land 
Private Agriculture 
Land 
Private Agriculture 

Land 
Private Agriculture 

Land 
Private Agriculture 
Land 
Private 

Agriculture 
Land 
Private Agriculture 

Land 
Private 

Agriculture 
Land 


0 .2800 Maharashtra Shasan Mahsul 

Vibhag 
0.6100 Vithabai Gajanan Dahapote 


219 / 1 A 


219 / 1 


Vithabai Gajanan Dahapote 


219 /2 


Vithabai Gajanan Dahapote 


219/3 


Vithabai Gajanan Dahapote 


21774 


0. 3800 | Avinash Vasudev Thorat 


217 /3 


0.2300 | Abhay Dinkar Thorat & Others 


217 /2 


0.2400 


Sunil Vasantrao Thorat 


217 /1 


0 .2100 


Suresh Pandurang Thorat Others 


Total 


3 . 9800 


[ F. No. NHAI/NAGPUR/ WASHIM / LA /3D/NH-161 / 2018] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2018.03.14 22:54:26 +05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


